शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2012-2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्ययवजयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2015 - चैत्र 20, शक 1937 


भाग 


3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , ओम कुमार यादव आत्मज श्री फागु राम यादव निवासी - टाटा लाईन कोहका, वार्ड 
क्रमांक 08, भिलाई थाना सुपेला, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. पूर्व में मुझे ओम कुमार के नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने नाम 
को परिवर्तित कर नया नाम ओम कुमार यादव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे ओम कुमार यादव आत्मज श्री फागु राम यादव के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ओम कुमार 


आत्मज - श्री फागु राम 
निवासी - वार्ड क्रमांक 08, टाटा लाईन कोहका, भिलाई 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


ओम कुमार यादव 

आत्मज - श्री फागु राम यादव 
निवासी - वार्ड क्रमांक 08, टाटा लाईन , सुन्दर नगर कोहका, 

गुलाब किराना स्टोर्स के पास , 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


75 


76 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती मीना विश्वन पत्नि श्री टी . विश्वन, उम्र 59 वर्ष, निवासी- मकान नं . 10, विनायक 
विहार -2 डंगनिया , रायपुर ( छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. मेरी व्ही. आर. पिता स्व . श्री वर्गिस थॉमस था. मेरा विवाह दिनांक 
3-6-1978 को श्री टी . विश्वन के साथ हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मीना विश्वन रख ली हूं तथा इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती मीना विश्वन पति श्री टी. विश्वन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . मेरी व्ही . आर. 

पुत्री - श्री वर्गिस थॉमस 
निवासी- वाक्कुवल्लिल, चेम्मानत्तुकरा, वाइक्कम , 

कोटायम जिला, केरल 


श्रीमती मीना विश्वन 

पत्नि - श्री टी . विश्वन 
निवासी - मकान नं . 10 , विनायक विहार -2 
डंगनिया, रायपुर ( छ. ग. ) 

492010 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , लक्ष्मी प्रसाद ध्रुव आत्मज श्री शिव कुमार, उम्र 29 वर्ष, निवासी - क्वां नं . 40 / बी , एफ 
पाकेट मरोदा सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे एन टी सी पी पॉवर कम्पनी प्रा. लिमि. के सर्विस रिकार्ड में एवं 
मैट्रिक के प्रमाण पत्र व बैंक एकाउंट में मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद ( Laxmi Prasad ) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम लक्ष्मी प्रसाद 
ध्रुव ( Laxmi Prasad Dhruw ) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे लक्ष्मी प्रसाद ध्रुव आत्मज श्री शिव कुमार के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


लक्ष्मी प्रसाद ( Laxmi Prasad ) 

आत्मज - श्री शिव कुमार 
निवासी - क्वा. नं . 40 / बी , एफ पाकेट, 

मरोदा सेक्टर भिलाई 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


लक्ष्मी प्रसाद ध्रुव ( Laxmi Prasad Dhruw ) 

आत्मज - श्री शिव कुमार 
निवासी - क्वा . नं . 40/ बी , एफ पाकेट , 

मरोदा सेक्टर भिलाई 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


77 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कोरंदला महिपाल रेड्डी ( Korandla Mahipal Reddy ) आत्मज श्री मल्ला रेड्डी 
( Malla Reddy ), उम्र 42 वर्ष, निवासी- क्वा. नं . बी -6/6, एन. एस. पी. सी . एल. टाउनशिप,रूआंबांधा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग 
( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे एन . टी. पी . सी. पॉवर कम्पनी प्रा . लिमि . ( सेल ) यूनिट भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कोरंदला महिपाल 
दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कोरंदला महिपाल रेड्डी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे कोरंदला महिपाल रेड्डी आत्मज श्री मल्ला रेड्डी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कोरंदला महिपाल ( Korandla Mahipal) 

आत्मज - श्री मल्ला रेड्डी 
निवासी - क्वा . नं. बी -6/ 6, एन एस पी सी एल टाउनशिप 

रूआंबांधा सेक्टर भिलाई 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग . ) 


कोरंदला महिपाल रेड्डी ( Korandla Mahipal Reddy ) 

आत्मज - श्री मल्ला रेड्डी 
निवासी - क्वा . नं . बी -6/ 6, एन एस पी सी एल टाउनशिप 

रूआंबांधा सेक्टर भिलाई 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , शिव प्रसाद खैरवार ( Shiv Prasad Khairwar ) पिता स्व . बीपत राम खैरवार ( Late 
Bipat Ram Khairwar ), उम्र 56 वर्ष, जाति खैरवार, निवासी- क्वाटर नं. एन. एफ . 209, सी. एस. ई. बी . कालोनी, कोरबा पूर्व तहसील व जिला 
कोरबा ( छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे शिव प्रसाद जमीदार ( Shiv Prasad Jamidar ) पिता स्व . बीपत राम जमीदार के नाम से जाना 
पहचाना जाता था . मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शिव प्रसाद खैरवार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ - पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझेशिव प्रसाद खैरवार पिता स्व. बीपत राम खैरवार के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शिव प्रसाद जमीदार 
( Shiv Prasad Jamidar ) 

आत्मज - स्व . बीपत राम जमीदार 
निवासी - क्वा. नं . 209 , सी . एस. ई. बी . कालोनी, कोरबा पूर्व 

तहसील व जिला कोरबा ( छ. ग. ) 


शिव प्रसाद खैरवार 

( Shiv Prasad Khairwar ) 

आत्मज - स्व . बीपत राम खैरवार 
निवासी - क्वा . नं . 209 , सी . एस . ई. बी . कालोनी, कोरबा 

तहसील व जिला कोरबा ( छ . ग. ) 


. 


78 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अखिलेश सिंह बंजारे आत्मज श्री प्रभुराम बंजारे , निवासी-42/ बी, रिसाली सेक्टर भिलाई, तहसील 
व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) हूं. यह कि पूर्वमें मेरा नाम खिलेश कुमार पिता प्रभुराम बंजारे था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपने 
नाम को परिवर्तित कर नया नाम अखिलेख सिंह बंजारे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


दिया हूं . 


अतः अब मुझे अखिलेश सिंह बंजारे आत्मज प्रभुराम बंजारे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


खिलेश कुमार 


( Khilesh Kumar ) 
आत्मज - श्री 

प्रभुराम 

बंजारे 
निवासी -42/ बी ., रिसाली सेक्टर भिलाई 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग. ) 


अखिलेश सिंह बंजारे 
( Akhilesh Singh Banjare ) 

आत्मज - श्री प्रभुराम बंजारे 
निवासी-42/ बी ., रिसाली सेक्टर भिलाई 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृपाराम आत्मज श्री रामचरण, उम्र 58 वर्ष, जाति हल्बा, उपजाति ठाकुर, निवासी- ग्राम 
जंजगिरी पोष्ट एवं थाना अण्डा, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) हाल मुकाम मकान नं. 154, वार्ड नं . 13 , दुर्गाटिम्बर के पीछे, राजीव नगर सुपेला 
भिलाई तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कृपाराम आ . रामचरण अंकित 
है किन्तु मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक ऑफ इंडिया के पास बुक में मेरा नाम कृपाराम ठाकुर आ . रामचरण ठाकुर दर्ज है. मैं अपने नाम को 
परिवर्तित कर नया नाम कृपाराम ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे कृपाराम ठाकुर आत्मज श्री रामचरण ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कृपाराम ( Kriparam ) 

आत्मज - श्री रामचरण 
निवासी - ग्राम जंजगिरी , पो . एवं थाना अण्डा 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग . ) 


कृपाराम ठाकुर ( KriparamThakur ) 

आत्मज - श्री रामचरण ठाकुर 
निवासी - ग्राम जंजगिरी, पो . एवं थाना अण्डा 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


79 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , रामसरीफ आनंद पिता स्व . तेरसी, उम्र 46 वर्ष, निवासी- अशोक किराना स्टोर , सूर्या क्लब 
के पास, वार्ड नं. 18, केम्प -1 , शास्त्रीनगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग .) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम 
त्रुटिवश रामसरीफ पिता तेरसी अंकित हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रामसरीफ आनंद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे रामसरीफ आनंद पिता स्व . तेरसी के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


पिता - स्व . 


रामसरीफ ( Ramsarif ) 
पिता - स्व . 

तेरसी 
निवासी - अशोक किराना स्टोर्स, सूर्या क्लब के पास , 
वार्ड नं . 18. केम्प 1. शास्त्रीनगर भिलाई 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


रामसरीफ आनंद ( Ramsarif Anand ) 

तेरसी 
निवासी - अशोक किराना स्टोर्स, सूर्या क्लब के पास, 
वार्ड नं . 18 , केम्प 1. शास्त्रीनगर भिलाई 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , गंगा राम साहू आत्मज स्व . बरातू राम साहू, आयु 58 वर्ष, निवासी - अहिवारा , तहसील 
धमधा जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड एवं 11 वीं की प्रमाण पत्र में मेरा नाम गंगा राम दर्ज 
है . मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम गंगा राम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे गंगा राम साहू आत्मज स्व . बरातू राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


गंगा राम साहू 


गंगा राम 

आत्मज - स्व . बरातू राम 
निवासी - अहिवारा , वार्ड क्र . 3, बजरंग पारा , 

पो . अहिवारा तह . धमधा 
जिला दुर्ग ( छ. ग .) 


आत्मज - स्व . बरातू राम साहू 
निवासी - अहिवारा, वार्ड क्र . 3, बजरंग पारा , 

पो . अहिवारा तह . धमधा 
जिला दुर्ग ( छ. ग.) 


80 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सुशील कुमार चन्द्रौल पिता स्व. सुगमलाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी - एफ -2, प्रगति विहार , 
महावीर नगर , न्यू पुरेना रायपुर तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे शासकीय अभिलेखों में एवं विधान सभा के कार्यालयीन 
अभिलेखों में मेरा नाम सुशील कुमार पिता स्व. श्री सुगमलाल लिखा हुआ है तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में यही नाम लिखा हुआ है. मैं 
अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुशील कुमार चन्द्रौल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे सुशील कुमार चन्द्रौल पिता स्व . सुगमलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुशील कुमार 
पिता - स्व . सुगमलाल 
निवासी- एफ -2, प्रगति विहार, 

महावीर नगर , रायपुर ( छ. ग. ) 
कार्यालय- छत्तीसगढ़ विधान सभा 
जीरो पाईंट , बलौदाबाजार रोड 

रायपुर ( छ. ग. ) 


सुशील कुमार चन्द्रौल 

पिता - स्व . सुगमलाल 
निवासी - एफ -2, प्रगति विहार, 

महावीर नगर , रायपुर ( छ. ग. ) 
कार्यालय- छत्तीसगढ़ विधान सभा 
जीरो पाईंट , बलौदाबाजार रोड 

रायपुर ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , शुषन पनका पिता श्री दुर्योधन पनका, उम्र 25 वर्ष, निवासी - क्वार्टर नं. - आई -7, पुराना 
पेंशन बाड़ा, होलीक्रास स्कूल के पास, रायपुर तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा 
नाम शुषन पनका ( Sushan Panka ) अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुशांत पनका ( Sushant Panka ) रख लिया हूं तथा 
इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे सुशांत पनका पिता श्री दुर्योधन पनका के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शुषन पनका ( Sushan Panka ) 

पिता - श्री दुर्योधन पनका 
निवासी - क्वार्टर नं. आई -7, पुराना पेंशन बाड़ा 

होलीक्रास स्कूल के पास , रायपुर 
तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग.) 


सुशांत पनका ( Sushant Panka ) 

पिता - श्री दुर्योधन पनका 
निवासी - क्वार्टर नं . आई -7, पुराना पेंशन बाड़ा 

होलीक्रास स्कूल के पास , रायपुर 
तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) 


. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


81 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , चन्द्रप्रकाश आत्मज श्री थानुराम विश्वकर्मा, उम्र 42 वर्ष, निवासी - वार्ड क्रमांक 20 , 
शिक्षित नगर, बहोरण महराज हाउस के पास, भिलाई चरोदाजिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा 10 + 2 एवं हायर 
सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के अंक सूची में मेरा नाम चन्द्रप्रकाश आत्मज थानुराम अंकित है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम 
चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा आ . थानुराम विश्वकर्मा अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मारख लिया हूं तथा इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा आत्मज श्री थानुराम विश्वकर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चन्द्रप्रकाश 

आत्मज - श्री थानुराम 
निवासी - वार्ड क्र . 20 , शिक्षित नगर , 
बहोरण महराज हाउस के पास भिलाई चरोदा 

जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा 
आत्मज - श्री थानुराम विश्वकर्मा 
निवासी - वार्ड क्र . 20 , शिक्षित नगर , 
बहोरण महराज हाउस के पास भिलाई चरोदा 

जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , शैलेश राय पिता श्री एस. पी. राय, आयु 46 वर्ष, निवासी - एम . आई. जी.- 127 , आमदी 
नगर हुड़को भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे पुत्र को यश राय उर्फ दृशांत राय पिता शैलेश राय के नाम से जाना पहचाना 
जाता था . मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम यश राय रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मेरे पुत्र को यश राय आत्मज श्री शैलेश राय के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


यश राय उर्फ दृशांत राय 

आत्मज - श्री शैलेश राय 
निवासी - एम . आई. जी . - 127 , 

आमदी नगर, हुड़को भिलाई 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


यश राय 
आत्मज - श्री शैलेश राय 
निवासी - एम . आई . जी . - 127 , 

आमदी नगर, हुड़को भिलाई 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


82 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अधारी राम अटल आत्मज सदाराम अटल, निवासी विवेकानंद कालोनी, कोहकाभिलाई, 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश उषा देवी दर्ज हो 
गया है जबकि वास्तविक नाम उषा साहू है. मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तित कर नया नाम उषा साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मेरी पत्नी को उषा साहू पति श्री अधारी राम अटल के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


उषा देवी 


उषा साहू 


पति - श्री अधारी राम अटल 
निवासी - प्लाट नं. 19, विवेकानंद नगर 
हाउसिंग बोर्ड , कोहका भिलाई नगर 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) 


पति - श्री अधारी राम अटल 
निवासी - प्लाट नं . 19, विवेकानंद नगर 
हाउसिंग बोर्ड , कोहका भिलाई नगर 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती तारा देवी जैन पति स्व . भरत कुमार छाबड़ा ( जैन ) उम्र 63 वर्ष, निवासी- शॉप 
क्रमांक 547, बी मार्केट , सेक्टर -6, भिलाई तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मुझे श्रीमती ममता छाबड़ा पति श्री भरत कुमार 
छाबड़ा के नाम से जानी पहचानी जाती थी . धार्मिक एवं अध्यात्मिक कारण वश मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती तारा देवी जैन 
रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती तारा देवी जैन पति स्व . भरत कुमार छाबड़ा ( जैन ) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ममता छाबड़ा 
पति - स्व . भरत कुमार छाबड़ा 
निवासी - शॉप क्रमांक 547 , बी मार्केट 

सेक्टर 6. भिलाई 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती तारा देवी जैन 
पति - स्व . भरत कुमार छाबड़ा 
निवासी - शॉप क्रमांक 547, बी मार्केट 

भिलाई 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग . ) 


सेक्टर 6 , 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


33 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मंजीत सिंह पिता स्व . गोविन्द सिंह गुम्बर, उम्र 52 वर्ष, निवासी - दयालबंद डॉ . धीर के 
सामने बिलासपुर तह. व जिला -बिलासपुर ( छ. ग . ) का हूं. यह कि मेरे पुत्र रविश गुम्बर जिसकी जन्म तिथि 08-11-1997 है का नाम जन्म 
प्रमाण पत्र में त्रुटिवश अमित गुम्बर दर्ज हो गया तथा उसके समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में भी यही नाम अंकित है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित 
कर नया नाम रविश गुम्बर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मेरे पुत्र को रविश गुम्बर पिता मंजीत सिंह गुम्बर के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अमित गुम्बर 


रविश गुम्बर 


पिता - श्री मंजीत सिंह गुम्बर 
निवासी - दयालबंद , डॉ. धीर के सामने बिलासपुर 

तह. व जिला- बिलासपुर ( छ. ग. ) 


पिता - श्री मंजीत सिंह गुम्बर 
निवासी - दयालबंद, डॉ . धीर के सामने बिलासपुर 

तह. व जिला- बिलासपुर ( छ. ग. ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पंजीयक लोक न्यास कोटा, जिला-बिलासपुर ( छ.ग. ) 


कोटा , दिनांक 18 मार्च 2015 


रा. प्र . क्र ./ ब -113 / 2014-15 


[ छ. ग. पब्ल्कि ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5 ( 2 ) तथा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट नियम की धारा 5 ( 1 ) के अंतर्गत ] 


क्रमांक / 361/ वा.- 1/ अ.वि.अ. /2015.- चूंकि आवेदकगण श्री दिनेश कुमार गौरहा अध्यक्ष एवं श्री ज्ञानी ध्रुव सचिव श्री सिद्ध शक्ति 
पीठ नौ दुर्गा महामाया मंदिर विजयपुर (किला) द्वारा श्री सिद्ध पीठ नौ दुर्गा महामाया मंदिर विजयपुर (किला ) तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर 
छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4 ( 2 ) के तहत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है . 


अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह 
नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात 30 दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा 
अभिभाषक अथवा अधिकृत मुक्तियार के माध्यम से आपत्ती दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं . निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई 
विचार नहीं किया जावेगा. 


विनीत नन्दनवार , 
अनुविभागीय अधिकारी एवं 

पंजीयक . 


84 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अन्य सूचनाएं 


वन मंडलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर 


जगदलपुर , दिनांक 9 मार्च 2015 


क्रमांक /114. - सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि , बस्तर वनमण्डल के करपावण्ड परिक्षेत्र के अंतर्गत लावागांव परिसर रक्षक 
कुमारी सुशीला कश्यप वनरक्षक को पी . ओ. आर . पुस्तक क्रमांक 6535 के पेज क्रमांक 01 से 25 तक परिक्षेत्र कार्यालय करपावण्ड द्वारा दिनांक 
13-06-2014 को प्रदाय किया गया था . 


परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड द्वारा दिनांक 15-12-2014 को इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि कुमारी सुशीला कश्यप 
वनरक्षक परिसर रक्षक लावागांव द्वारा जंगल गश्ती के दौरान दिनांक 03-12-2014 को पी . ओ. आर. पुस्तक क्रमांक 6535 के पेज क्रमांक 01 
से 25 तक गुम हो गया जिसकी लिखित सूचना परिसर रक्षक लावागांव द्वारा थाना प्रभारी करपावण्ड थाने में दिनांक 12-12-2014 को दी गई . 
गुमशुदा पी . ओ. आर. को काफी खोजबीन करने के उपरांत भी पुस्तक नहीं मिला. 


अतः परिसर रक्षक कुमारी सुशीला कश्यप वन रक्षक परिसर रक्षक लावागांव के सूचना दिनांक 03-12-2014 एवं परिक्षेत्र अधिकारी 
करपावण्ड के द्वारा दिनांक 15-12-2014 को दी गई सूचना के आधार पर निम्नानुसार आदेश पारित करता 


पी . ओ. आर. पुस्तक क्रमांक 6535 के पेज क्रमांक 01 से 25 तक तीन पर्त पेज 1 से 4 तक जारी एवं 5 से 25 तक कोरा पन्ना वनमण्डल 
के अभिलेख से अपलेखित करते हुए उसकी कीमत रुपये 50/ - कुमारी सुशीला कश्यप वनरक्षक परिसर रक्षक लावागांव से वसूल किया जावे. 
वनरक्षक के कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कुमारी सुशीला कश्यप वन रक्षक को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है . 


यदि किसी व्यक्ति को उक्त पी. ओ. आर. बुक मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें . किसी व्यक्ति द्वारा 
उसे अवैधानिक रूप से रखे हुए या दुरूपयोग करते हुए पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग 
लगाया जावेगा तथा व दण्ड का भागी होगा. 

एच. के . पाण्डे, 
वन मंडलाधिकारी . 


वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार 


बलौदाबाजार, दिनांक 03 फरवरी 2015 


क्रमांक / 175. - सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्वमें अंकित आकृति का बीट हेमर ( परिसर हथौड़ा ) श्री राजकुमार कर्ष, 
परिसर रक्षी ( वनरक्षक ) मण्डलपुर के विभागीय आवास से दिनांक 14-02-2015 को हैमर क्रमांक NR-189 चोरी हो गया है, जिसकी प्रथम सूचना 
रिपोर्ट सरसींवा थाना में दर्ज करा दी गई है. अत : वन वित्तीय नियम की धारा -124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हैमर 
को भण्डार से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 100 / - ( एक सौ रुपये मात्र ) श्री राजकुमार कर्ष वनरक्षक की आगामी वेतन से वसूल 
करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है तथा भविष्य के लिए उक्त कर्मचारी को चेतावनी दी जाती है . 


NR 


189 


यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा किया जावे. किसी 
भी व्यक्ति द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-63 के अंतर्गत 
अभियोग चलाया जावेगा तथा वह व्यक्ति दण्ड का भागी होगा. 

एस . एस . डी . बड़गैया , 
वनमंडलाधिकारी. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2015 . 


